रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3. - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section3 Sub - section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 4 , 2011 / फाल्गुन 13 , 1932 
NEW DELHI, FRIDAY , MARCH 4 , 2011 /PHALGUNA 13 , 1932 


सं . 110 ] 
No. 110 ] 


विदेश मंत्रालय 
( सीपीवी प्रभाग ) 

शुद्धि - पत्र 

नई दिल्ली , 4 मार्च, 2011 
सा . का. नि . 185 ( ). - संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विदेश मंत्रालय , केन्द्रीय 
पासपोर्ट संगठन ( समूह ख पद ) भर्ती नियम , 2007 और विदेश मंत्रालय , केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन ( समूह ग पद ) भर्ती नियम, 2004 का जहाँ 
तक वे सहायक के पद से संबंधित है का अधिक्रमण करते हुए उन बातों को छोड़कर जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हो या किये जाने 
के लिये विलोप किया गया हो , राष्ट्रपति एतद्द्वारा विदेश मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में पासपोर्ट प्रदाता अधिकारी , अधीक्षक और 
सहायक ( समूह ख राजपत्रित और अराजपत्रित पद ) पदों की भर्ती के तरीके को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं । 

2. अधिसूचना सा. का . नि . 964 ( अ ) , दिनांक 13 दिसम्बर , 2010 के स्तम्भ 12 के पैरा 5 को निम्नानुसार पढ़ा जाए - 

पदोन्नति 
केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के वेतन बैण्ड - 1 , 
5200 - 20200 रुपये + ग्रेड पे 2400 रुपये में 
उच्च श्रेणी लिपिक जिसने इस ग्रेड में दस वर्ष 
की नियमित सेवा पूरी की हो 


[ फा . सं . V.IV / 801/ 2 / 2010 ] 
मुक्तेश के, परदेशी , संयुक्त सचिव ( पीएसपी ) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी 


849 GI/ 2011 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- ! 10064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054 . 


